रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D.L. - 33004 / 99 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


चा 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17072021-228343 

CG - DIL - E - 17072021-228343 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2552 ] 
No. 2552 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 9 , 2021 / आषाढ़ 18 , 1943 
NEW DELHI , FRIDAY , JULY 9 , 2021 / ASHADHA 18 , 1943 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 9 जुलाई , 2021 
का.आ. 2757 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1503 ( अ ) दिनांक : - 08.04.2021 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में कुरनूल शहर के पास कों 
तलापाडु गाँव के पास बैंक ऑफ़ तुंग भद्रा नदी से ( डिजाइन किमी 255.887 ) से राष्ट्रीय राजमार्ग -40 तक ( डिजाइन 
किलोमीटर 280.400 ( लंबाई 24.513 किमी ) सिक्स लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड राजमार्ग ( एन एच नंबर -150 C ) 
खंड का भारत माला योजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर सोलापुर - कुरनूल - चेन्नई आर्थिक गलियारा का निर्माण के 
लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 17.04.2021 " 
को प्रजाशक्ति " " और हंस इंडिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 
है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


3798GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में किमी 255.887 से किमी 280.400 के राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच नंबर - 1500 
( ग्रीनफील्ड ) भूमि के खिंचाव के भीतर , संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण , के लिए अर्जन की 

जाने वाली सोलापुर - कुरनूल चेन्नई ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में । 


राज्य का नाम : आंध्र प्रदेश 


जिले का नाम : करनूल 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल || भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : कल्लुर 


गांव का नाम : लक्समीपुरम 


प रामउदू एंड अदर्स 


1 


39 


निजी 


ड्राई 


0.01214 


( ) 


2 


42 


निजी 


ड्राई 


0.047349 


क चिन्ना मदन्ना एंड अदर्स 
( 


3 


50 


निजी 


ड्राई 


0.17159 


अ गोकरि टी बी प एंड अदर्स 
0 


पोरंबोके 


4 


777 


निजी ( पोरंबोके 

ड्राई 
रास्ता ) 


0.003642 


( ७७७ २ ) 


5 


792 


निजी 


ड्राई 


0.051396 


ग अरुन्दति एंड अदर्स 
0 


गांव का नाम : अय्यावरिगोकुलपाडु 


6 


244 


निजी ( अस्सेसेड 

ड्राई 
वेस्ट ) 


0.031161 


अस्सेस्ड वेस्ट 
( ) 


7 


257 


निजी 


0.06475 


सत्यनारायण एंड अदर्स 
( २५७ ४ ) 


गांव का नाम : दुपडु 


8 


214 


निजी 


ड्राई 


hos 


0.0481586 


प जयम्मा एंड अदर्स 
( ) 


9 


215 


निजी 


ड्राई 


0.0360178 


ललितम्मा एंड अदर्स 
( २१५२ ) 


10 


223 


निजी 


ड्राई 


0.0720356 


क रामउदू एंड अदर्स 
( २२३१ ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


11 


235 


निजी 


ड्राई 


0.028733 


बी वेंकटेस्वर्ल एंड अदर्स 
( 


गांव का नाम : कल्लूर 


12 


अ जयसुधा एंड अदर्स 


38 


निजी 


ड्राई 


0.014164 


( ) 


13 


45 


निजी 


ड्राई 


0.0040469 


य कृष्णा रेड्डी एंड अदर्स 
( ) 


गांव का नाम : पेड्डापदु 


14 


12 


निजी 


ड्राई 


0.0384459 


जिम्मा महाजीत 
( १२१ ) 


15 


168 


निजी 


0.0708215 


लक्ष्मी रेड्डी एंड अदर्स 
( 


16 


174 


निजी 


ड्राई 


0.0315662 


लक्ष्मी ललितम्मा ईटीसी 
( ) 


17 


197 


निजी 


hor for 


0.0720356 


लक्ष्मी रेड्डी एंड अदर्स 
10 


तालुक का नाम : कुर्नूल 


गांव का नाम : बसवापुरम 


राजांना स्वरयाह पव्ड कैनाल बोया 
दुब्बण्णा मंडला वेंकटेस्वर्लोकोक्कल्ल 


1 


103 


निजी 


ड्राई 


0.0271145 


नागम्मा 


( ) 


2 


181 


निजी ( इनाम 
ड्राई ) 


ड्राई 


0.0060704 


अ रमा कृष्णम्मा म शांतकुमारी कांकरा 
पुरुषोथमं 
( ) 


3 


85A 


निजी 


ड्राई 


0.0056657 


कुरुवा यागंटी बसप्पा थालारी हनुमदु 
लिंगरेड्डी एंड अदर्स 
0 


गांव का नाम : दिनदेवरपदु 


4 


146 


निजी ( इनाम 
ड्राई ) 


ड्राई 


ड्र 


0.0619183 


वविलाला कृष्णा मूर्ति वविलाला थिम्मा 
आदर्श एज्युकेशन सोसाइटी १४६ ३ 
( १४६ ३ ) 


रोड 


LO 


161 


सरकारी 


0.0089033 


0 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


6 


172 


सरकारी 
( पोरंबोके रोड ) 

ड्राई 


0.1792796 


रोड 
( १७२ २ १७२३ ) 
मादिगा 

कृष्णुडु बोया लक्ष्मी डेवी बी 
सुब्बा लक्ष्मी बी मुरलीधर रेड्डी बी सुब्बा 
लक्ष्मी ग नाममीरै रेड्डी 
( १७३ १ १७३ १ ब १७३ २ १७३ 
३ ) 


7 


173 


निजी 


ड्राई 


0.9441522 


8 


176 


निजी 


ड्राई 


0.5038446 


हाइवेज पोरंबोकु 
( १७६ ११७६ २ ) 


गांव का नाम : एदुरुर 


9 


23 


निजी 


ड्राई 


0.1962768 


10 


25 


निजी 


hor har 


0.0400648 


बी रामा कृष्णा बी सुधाकर ट्स 
( २३ १ ) 
रमा भूपाल रेड्डी 
( २५ ३ ) 
नालबोटुला रामदेवी रामकृष्ण पन्ड 
कैनाल 
( २७१ अ २७ १ ब २७ १ क २७ १ द ) 
तेलुगु महेंद्र बाबू पिंजरी क़सीमांना ट्स 
( 


11 


27 


निजी 


ड्राई 


0.0400648 


12 


51 


निजी 


ड्राई 


0.0072845 


13 


95 


निजी 


ड्राई 


0.9834075 


कुरुवा रमता हुसैन क शंकरायाः 
0 


गांव का नाम : गोपाल सिंगवाराम 


14 


230 


निजी 


ड्राई 


0.4532578 


कुरुवा सनजममा 
( २३० २ अ ) 


रोड 


15 


231 


सरकारी ( 
पोरंबोके रोड ) 


ड्राई 


0.0161878 


( ) 


16 


232 / A 


निजी 


ड्राई 


0.0319709 


कुरुवा देवांना कुरुवा चिन्ना महिलेटी स 
अब्दुल अज़ीज़ ज़ाकिर हुसैन ट्स 
( ) 
चकली लष्मणना चकली वेंकटारमूदु 
चकली रंगदू चकली मल्लिकार्जुन बी 
अमबम्मा स पेद्दा रंगदू 
( ) 


17 


237 


निजी 


ड्राई 


or 
for 


0.0930797 


18 


254 


निजी 


ड्राई 


0.01983 


स खाजा हुसैन सहायक फौजिया सुल्तान 
सहायक गौसिया बेगम 
( २५४३ ) 


[ भाग II– खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


गांव का नाम : कुंतलपाडु 


19 


371 


निजी 


ड्राई 


0.0068798 


मादिगा अय्यांना बेलगिरी राजू ईटीसी 
0 


20 


372 


निजी 


0.0311615 


डॉटेड लैंड एस्पेर र स र 
( ) 
र सरोजम्मा गौड़ एंड मौल्लुद्दीन ट्स 
( 


21 


374 


निजी 


ड्राई 


0.0161878 


22 


376 


निजी 


ड्राई 


0.0392554 


क वेंकटेस्वर्जु कुरुवा लक्ष्मी देवी ईटीसी 
0 


23 


377 


निजी 


ड्राई 


0.0538244 


इ वेंकटा स्वामी गौड़ दयानधा गौड़ 
ईटीसी 
0 


कक कैनाल 


24 


378 


सरकारी ( 
पोरंबोके ) 


वेट 


0.2986645 


( ३७८३ ३७८४ ) 


25 


437 


सरकारी ( लूंगा 
बद्र रिवर ) 


वेट 


3.419668 


लूंगा बद्र रिवर 
( 


गांव का नाम : मुनगकपाडु 


मोसके इनाम 


26 


230 


निजी 


ड्राई 


for 


0.0311615 


( 


गांव का नाम : उलछला 


27 


1 


सरकारी ( 
पोरंबोके ) 


ड्राई 


0.0509915 


रोड 
( ) 


बी लक्ष्मी डेवी बोया चिन्ना तिम्मन्ना 


28 


4 


निजी 


ड्राई 


ट्स 


0.0133549 


for 


O 


हरिजन पेद्दा नागाणा रोलणा 


29 


830 


निजी 


ड्राई 


0.4977742 


30 


839 


सरकारी ( 
पोरंबोके ) 


ड्राई 


hor 


0.0323756 


रोड गवर्नमेंट पोरंबोके 
( ) 


31 


848/1 


निजी 


ड्राई 


0.0121408 


एब्स अननोन पर्सन 
( ८४८१ ) 


कुल 


8.9198662 


[ फा . सं . Rc.G1 / 3325 / 2018 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 9th July , 2021 
S.O. 2757 ( E ) . — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways , S.O. 1503 ( E ) Dated : - 08.04.2021 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National 
Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared 
its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Construction 
of Şix - Lane Access Controlled Greenfield Highway ( NH - 150C ) from Bank of Thungabhadra River near 
Kontalapadu village ( Design Km . 255.887 ) to Kurnool town terminating on National Highway - 40 ( Design 
Km 280.400 ) ( Length 24.513Kms ) as part of Solapur - Kurnool - Chennai Economic Corridor on Hybrid 
Annuity mode under Bharatmala Pariyojna in the State of Andhra Pradesh . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ PRAJASHAKTHI ” and 
" HANS INDIA ” both dated 17.04.2021 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority 
has submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
from km . 255.857 to km . 280.400 of National Highway ( NH - 150C , Green field ) in the district of Kurnool 

of Andra pradesh state , as part of Solapur - Kurnool - Chennai Green field Economic Corridor 


State : ANDHRA PRADESH 


District : KURNOOL 


Survey 


Type of Land 


Sr. 
No. Number 


Nature | Area in 

of Hectare 
Land 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No. 


1 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Kallur 


Village : A.Laxmipuram 


1 


39 


Private 


DRY 


0.01214 


P.RAMUDU AND OTHERS 


2 


42 


Private 


DRY 


0.047349 


K.chinna madanna and others 


3 


50 


Private 


DRY 


0.17159 


A.GOKARI , T.B.P and others 
50/1 , 50/2 


14 


777 


Private ( PORAMBOKE 
( RASTA ) ) 


DRY 


0.003642 


poramboke 
777/2 


5 


792 


Private 


DRY 


0.051396 


G.ARUNDATI and others 
792/1 


Village : AYYAVARIGOKULAPADU 


6 


244 


Private ( ASSESED WASTE ) 


DRY 


0.031161 


ASSESSED WASTE 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


7 


257 


Private 


DRY 


0.06475 


SATYANARAYANA and others 
257/4 


Village : Dupadu 


8 


214 


Private 


DRY 


0.0481586 || P.jayamma and others 


9 


215 


Private 


DRY 


0.0360178 


LALITHAMMA and others 
215/2 


10 


223 


Private 


DRY 


0.0720356 


K.RAMUDU and others 
223/1 


11 


235 


Private 


DRY 


0.028733 


B.VENKATESWARLU AND 
OTHERS 


Village : KALLUR 


12 


38 


Private 


DRY 


0.014164 


AJAYASUDHA and others 


13 


45 


Private 


DRY 


0.0040469 || Y.KRISHNA REDDY and others 


Village : PEDDAPADU 


14 


12 


Private 


DRY 


0.0384459 


jimma mahajeeth 
12/1 


15 


168 


Private 


0.0708215 || LAKSHMI REDDY AND OTHERS 


16 


174 


Private 


DRY 


0.0315662 LAKSHMI , LALITHAMMA .... etc 


17 


197 


Private 


DRY 


0.0720356 || LAKSHMI REDDY AND OTHERS 


Taluk : Kurnool 


Village : Basavapuram 


1 


103 


Private 


DRY 


RAJANNA , ESWARAIAH , PWD 

CANAL , BOYA DUBBANNA , 
0.0271145 IMADALA 

VENKATESWARLUKOKKALA 
NAGAMMA 


2 


181 


Private ( INAM DRY ) 


DRY 


A.RAMA 
0.0060704 IKRISHNAMMA , M.SHANTHAKUMA 

RI , KANKARA PURUSHOTHAMM 


3 


85A 


Private 


DRY 


0.0056657 


KURUVA YAGANTI BASAPPA , 
THALARI HANUMADU , 
LINGAREDDY AND OTHERS 
85 / A1C , 85 / A2C 


Village : Dinnedevarapadu 


4 


146 


Private ( INAM DRY ) 


DRY 


0.0619183 


Vavilala Krishna murthi , Vavilala 
thimmaiah adarsha education society 
146/3 
146/3 


5 


161 


Government ( PORAMBOKE 
( ROAD ) 


DRY 


0.0089033 || ROAD 


6 


172 


Government ( PORAMBOKE 
( ROAD ) 


DRY 


0.1792796 


ROAD 
172/2 , 172/3 


7 


173 


Private 


DRY 


0.9441522 


Madiga krishnudu , boya lakshmi devi , 
B Subba lakshmi , B Muralidhar reddy , 
b subba lakshmi , G Nammirai reddy 
173 / 1A , 173 / 1B , 173/2 , 173 / 3A 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


8 


176 


Private 


DRY 


0.5038446 


highways , poramboku 
176/1 , 176/2 


Village : Edurur 


9 


23 


Private 


DRY 


B.RAMA KRISHNA , 
0.1962768 B.SUDHAKAR ... etc 

23/1 


10 


25 


Private 


DRY 


0.0400648 


E.RAMA BHUPAL REDDY 
25/3 


11 


27 


Private 


DRY 


NALLABOTULA RAMADEVI , 
0.0400648 RAMAKRISHNA , PWD CANAL 

27 / 1A , 27 / 1B , 27 / 1C , 27 / 1D 


12 


51 


Private 


DRY 


0.0072845 


TELUGU MAHENDRA BABU , 
PINJARI KASIMANNA..etc 


13 


95 


Private 


DRY 


0.9834075 


KURUVA REMATA HUSSAIN , 
K.SHANKARAIAH & etc 


Village : GOPAL SINGAVARAM 


14 


230 


Private 


DRY 


0.45 


578 


KURUVA SANJAMMA 
230 / 2A 


15 


231 


Government ( PORAMBOKE 
( ROAD ) ) 


DRY 


0.0161878 ROAD 


16 


232 / A 


Private 


DRY 


0.0319709 


KURUVA DEVANNA 
KURUVA , CHINNA 
MADDILETI , S.ABDUL AZISE , 
ZAKEER HUSSAIN ... etc 


117 


237 


Private 


DRY 


0.0930797 


chakali laxmanna , chakali 
venkataramudu , chakali rangadu , 
chakali mallikarjuna , bambamma , 
c.pedda rangadu 
S.KHAJA HUSSAIN , SHAIK 
FAUJIYA SULTHAN , SHAIK 
GOUSIYA BEGUM 
254/3 


18 


254 


Private 


DRY 


0.01983 


Village : KONTALAPADU 


19 


371 


Private 


DRY 


0.0068798 Madiga Ayyanna , Balegiri Raju ... etc 
0.0311615 DOTTED LAND asper R.S.R 


20 


372 


Private 


dry 


21 


374 


Private 


DRY 


0.0161878 


R.SAROJAMMA GOUD AND 
MOULALUDDIN ... etc 


22 


376 


Private 


DRY 


0.0392554 


K.VEKATESWARLU , KURUVA 
LAKSHMI DEVI .... etc 


23 


377 


Private 


DRY 


0.0538244 


E.venkata swamy goud , Dayanadha 
goud .... etc 


24 


378 


Government ( PORAMBOKE ) 


WET 


0.2986645 


KC CANAL 
378/3 , 378/4 


25 


437 


Government ( THUNGA 
BADRA RIVER ) 


WET 


3.419668 


THUNGA BADRA RIVER 


Village : MUNAGALAPADU 


26 


230 


Private ( INAM ( MOSQUE ) ) 


DRY 


0.0311615 || MOSQUE ( INAM ) ) 


Village : Ulchala 
1 

Government ( PORAMBOKE ) 


27 


DRY 


0.0509915 | ROAD 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


28 


4 


Private 


DRY 


0.0133549 


B.LAKSHMI DEVI , BOYA CHINNA 
THIMMANNA..etc 


29 


830 


Private 


DRY 


0.4977742 


HARIJENA PEDDA NAGANNA , 
ROLLENNA & etc 


30 


839 


Government ( PORAMBOKE ) 


DRY 


0.0323756 


ROAD ( GOVERNMENT 
PORAMBOKE ) 


31 


848/1 


Private 


DRY 


0.0121408 


ABC UNKNOWN PERSON 
848/1 


TOTAL || 8.9198662 


[ F. No. Rc . 61 / 3325 / 2018 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 
MAHADASAM 


Digitally signed by 
SURENDER MAHADASAM 
Date : 2021.07.17 10:50:21 
+0530 


